निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


24 माघ 1939 ( श० ) 
( सं0 पटना 136 ) पटना , मंगलवार , 13 फरवरी 2018 


संo ICDS/ 70010 / 02- 2017 - 532 

समाज कल्याण विभाग 
( आई. सी . डी . एस. निदेशालय ) 


संकल्प 
8 फरवरी 2018 


विषय : प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना (PMMVY ), जो भारत सरकार के पत्र सं0 13 / 7 / 2017 

MBP दिनांक 09. 08. 2017 द्वारा मातृत्व लाभ योजना ( MBP ) को ही नवनामित किया गया 
है, को दिनांक 01. 01 . 2017 से बिहार के सभी जिलों में लागू करने, राज्य स्तर एवं 38 

जिला स्तर पर सेल का गठन करने की स्वीकृति । 
प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना (PMMVY ) का मुख्य उद्देश्य ग्राम स्तर पर ऑगनबाड़ी केन्द्रों के 
माध्यम से गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार लाना तथा गर्भावस्था के 
दौरान हये Wage Loss के विरूद्ध उनहें आंशिक रूप से आर्थिक मदद करना है । भारत सरकार द्वारा इस योजना 
को देश के सभी जिलों में दिनांक 01 . 01.2017 से लागू किया गया है । इसमें केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात 
60 :40 निर्धारित है । 

2. इस योजना में नगद लाभ राशि का हस्तांतरण पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल के माध्यम से डी0बी0टी0 
द्वारा सीधे लाभार्थी के आधार से संबद्ध बैंक / पोस्ट ऑफिस खाता में किया जाना है । भारत सरकार द्वारा इस 
मद की राशि सीधे आई. सी . डी . एस . निदेशालय के Escrow Account में उपलब्ध करायी जा रही है । सभी 
गर्भवती / धात महिलाओं, जो दिनांक 01. 01. 2017 या उसके बाद की तिथि से गर्भवती है , को प्रथम जीवित 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 13 फरवरी 2018 


संतान के लिए सशर्त नगद लाभ रू0 5000. 00 (पांच हजार ) की राशि का भुगतान तीन किस्तों में किया 
जाना है , जो निम्न प्रकार है : 

प्रथम किस्त : - गर्भावस्था के प्रथम त्रैमास में पंजीकरण ( Early Registration of Pregnancy ) के बाद 
रू0 1000 / - ( एक हजार) । 

द्वितीय किस्त :- गर्भावस्था के 6 माह पूरा होने पर कम से कम एक बार Antenatal check-up के 
बाद रू0 2000 / - ( दो हजार )। 

तृतीय किस्त :- नवजात शिशु का जन्म पंजीकरण एवं बच्चे का टीकाकरण ( BCG , OPV, DPT , 
Hepatitis B का प्रथम चक्र ) के बाद रू0 2000 / - ( दो हजार )। 

3. इस योजना को बिहार राज्य के सभी 38 जिलों में कार्यान्वित करने के लिए राज्य स्तर एवं सभी 
जिला स्तर पर सेल का गठन किया जायेगा । राज्य स्तर पर राज्य कार्यक्रम समन्वयक एवं कार्यक्रम सहायक 
का एक - एक पद तथा जिला स्तर पर जिला समन्वयक एवं कार्यक्रम सहायक का एक - एक पद अनुबंध 
आधारित होगा । 

4. इस राशि की निकासी एवं व्ययन मॉग संख्या 51 के अधीन मुख्य शीर्ष 2235 -सामाजिक सुरक्षा 
तथा कल्याण, उपमुख्य शीर्ष- 02 - समाज कल्याण, लघु शीर्ष-103 - महिला कल्याण, उपशीर्ष- 0225 - मातृत्व 
लाभ योजना 51-2235021030225 - केन्द्रांश एवं मुख्य शीर्ष 2235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उपमुख्य 
शीर्ष- 02 - समाज कल्याण, लघु शीर्ष- 103- महिला कल्याण, उपशीर्ष- 0325- मातृत्व लाभ योजना 51 
2235021030325 - राज्यांश के अंतर्गत होगी । 

5. संचिका सं0 ICDS/ 70010/ 02 -2017 के टिप्पणी पृष्ठ सं0 - 09 / टि . पर दिनांक 23. 01. 2018 को 
मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना (PMMVY) की स्वीकृति प्रदान की गयी है। 
6. संबंधित विभागों / पदाधिकारियों को इसकी सूचना दी जा रही है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

( ह०) अस्पष्ट , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
बिहार गजट ( असाधारण ) 136 -571 + 1000 -डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih . nic. in 


